सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 कार्तिक, 1937 ( श०) 


संख्या 572 राँची, सोमवार 


16 नवम्बर, 20 15 ( ई०) 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 


3 नवम्बर , 2015 


संख्या- सि०वि०सि० ई0ओ0डी0बी0 -0 21 20 15 -33 8 0 --विभिन्न विभागों/ प्राधिकारों 
द्वारा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न तरह के निरीक्षण किये जाते है । 
विभागीय नियमों में प्रावधानित निरीक्षणों के अतिरिक्त भी शिकायतों के आधार पर 

औचक निरीक्षण किये जाते है । ऐसे औचक निरीक्षण ठोस एवं वस्तुपरक आधार पर ही 
किये जाने चाहिए ताकि Harassment , भ्रष्टाचार , भेदभावपूर्ण कार्रवाई इत्यादि की 
सम्भावना न रहे एवं Ease of Doing Business भी प्रभावित न हो | 


2 . यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड सराकार के सभी विभाग प्राधिकार अपने 
अधिकारियों को निदेशित कर दे कि उद्योग एवं व्यापार के संचालन से संबंधित कानूनों के 
तहत प्राप्त शिकायतों के आधार पर आकस्मिक निरीक्षण के लिए विभाग के प्रधान की 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 16 नवम्बर, 2015 
अनुमति लेना आवश्यक होगा । संबंधित विभाग इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें 
एवं इससे संबंधित आदेशों को विभाग अपने वेव साईट और सिंगल विण्डो पोर्टल पर 
अधिसूचित करना सुनिश्चित करेंगे । 

उक्त पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है | 


यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव , 
उद्योग विभाग , झारखण्ड, रांची । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 572 - 50 | 


